रजिस्ट्री सं० डीएल० - 33004/ 96 


REGD . NO . D . L .- 33004/ 96 


मायबजय 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - खण्ड 3 - ठप - खंड ( i) 
PART II - Section 3 -- Sub -section (i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं० 43 ] 
No. 43 ] 


नई दिल्ली, मंगलवार , फरवरी 4, 1997 /माष 15 , 1918 
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 4 , 1997 /MAGHA 15, 1918 


जल - भूलत परिवहन मंत्रालय 

( पत्तन पक्ष ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1997 
सा . का . नि . 50 ( अ ). - महापसम न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा ३ की उप - धारा ( 1 ) के खंड ( ग ) के उप - खंड ( i ) के 
अनुसरण में और भारत सरकार, जल- भूतल परिवहन मंत्रालय ( पत्तन पक्ष) की दिनांक 16 जनवरी, 1995 की अधिसूचना सं . सा . का. नि . 34 ( अ ) का 
अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्न तालिका के कॉलम ( 1 ) में उल्लिखित हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तूतीकोरिन पत्तन के न्यासी बोर्ड 
में उस सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले कॉलम ( 2 ) में उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट करती है । 

तालिका 
प्रतिनिधित्व किए जाने वाले हित 

नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 


पत्तन में नियुक्त श्रमिक 
जल- भूतल परिवहन मंत्रालय 
सीमा शुल्क विभाग 
तमिलनाडु राज्य सरकार 
रक्षा सेवाएं ( नौसेना ) 
भारतीय रेल 
अन्य हित 


जोड़ : 


2. यह अधिसूचना पहली अप्रैल, 1997 से लागू होगी । 


[ फा . सं. पी टी - 18011/1/ 96 - पी टी (i ) ] 

के. वी. राव, संयुक्त सचिव 


289 GI / 97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - - SEC. 3(1) ] 


- 


- 


- 


MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT 

( Ports Wing ) 

NOTIFICATION 

Now Delhi, the 4th February , 1997 
G . S. R. 50 ( E ) :---Inpursuance of sub - clause (i) of clause (c ) of sub -section (1 ) of Section 3 of the Major Port Trusts Act , 
1963 ( 38 of 1963) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport (Ports 
Wing ) No . G .S .R . 34 (E ) dated 16th January, 1995 , the CentralGovernmenthereby specifies the number of personsmentioned 
in column (2) of the Table below to be appointed by that Government to represent the interests mentioned in column ( 1) of the 
said Table on the Board of Trustoos of the Port of Tuticorin , 


TABLE 


Interests to be represented 


Number of persons to be appointed 


Labour employed in the Port 
Ministry of Surfacer Transport 
Departinent of Customs 
State Govt. of Tamilnadu 
Defence Services ( Navy ) 
Indian Railways 
Other Interests 


Total : 


2 . 


This notification shall come into force on the Ist day of April , 1997 , 


[ F. No. PT -18011 / 1/ 96 -PT(i)] 

K. V. RAO , Jt . Secy . 


अधिसूचमा 

नई दिल्ली, 4 फरवरी , 1997 
सा. का . नि . 51 ( अ ) . .- महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) के खंड ( ग ) के उप - खंड ( ii ) 
के उपबंधों के अनुसरण में और भारत सरकार, जल- भूतल परिवहन मंत्रालय ( पत्तन पक्ष ) की दिनांक 16 जनवरी, 1995 की अधिसूचना सं. सा. का. नि . 
35 ( अ ) का अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा निम्न तालिका के कॉलम ( 2 ) और ( 3 ) की तदनुरुपी प्रविष्टियों में क्रमश: दर्शाए गए प्रत्येक हित 
का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक निकाय द्वारा तूतीकोरिन पत्तन के न्यासी बोर्ड के लिए चुने जाने हेतु उक्त तालिका के कॉलम ( 4 ) में उल्लिखित 
व्यक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट करती है । 

परन्तु उक्त तालिका की क्रम सं. 6 के समक्ष उल्लिखित निकाय सरकार के स्वामित्व अथ्वा नियंत्रण में होने के कारण उक्त निकाय द्वारा चुने जाने 
वाले व्यक्ति केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे । 


वालिका 


क्रम सं . 


निकाय का नाम 


हित 


न्यासियों के रूप में चुने जाने वाले 
व्यक्तियों की संख्या 


3 


1. इंडियन नेशनल शिपआनर्स एसोसिएशन ( आई एन एस ए ) 
2. द सूतीकोरिन सेलिंग बैसल्स आनर्स एसोसिएशन 
3. इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री 


जहाज मालिक 
सेलिंग बैसल्स 
शिपर्स 


. 


. 


. 


. 


[ भाग II --- खण्ड 3 (i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


2 


4. सदर्न पैट्रोकैमिकल इंडस्ट्रीज कार्पोरेशन लि . 
5. तूतीकोनि स्टीविडोर्स एसोसिएशन 
6. तमिलनाडु इलैक्ट्रीसिटि बोर्ड ( टी एन ई बी ) 


3 
शिपर्स 
अन्य हित 
अन्य हित 


जोड़ : 


2. केन्द्र सरकार उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 की उप - धारा ( 4 ) के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा दिनांक 28 - 2 - 97 को समाप्त 
अवधि को ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके भीतर न्यासियों का चुनाव किया जाएगा । 


3. यह अधिसूचना पहली अप्रैल, 1997 को लागू होगी । 


[ फा. सं . पी टी - 18011/ 1/ 96 - पी टी ( 11 ) ] 

के . वी . राव, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 4th February , 1997 
G . S . R. 51 ( E). In pursuance of the provisions of sub-clause (ii ) of clause (c ) of sub- section ( 1 ) of Section 3 of the 
Major Port Trusts Act , 1963 ( 38 of 1963) and in supersession of the notification of the Governmentof India in the Ministry of 
Surface Transport ( Ports Wing) No. G . S .R . 35( E ) dated 16th January , 1995 , the Central Government hereby specifies the 
number of persons mentions in column (4 ) of the Table below to be clected by each of the bodies to represent each of the 
interests , shown respectively in the corresponding entries in columns ( 2) and (3 ) of the said Table on the Board of Trustees of 
the Port of Tuticorin . 

Provided that in the case of the bodymentioned against the serial number 6 of the said Table being owned or controlled 
by the Government, the person to be elected by the said body shall be appointed by the Central Government. 


TABLE 


Sl. No . 


Name of bodies 


Interests 


Number of persons to 
be elected Trustees 


( 3 ) 


Shipowners 


(1) 
1. 
2. 
3 . 


(2 ) 
Indian National Shipowners Association (INSA ) 
The Tuticoron Sailing Vessels Owners Association 
Indian Chamber of Commerce and Industry 
Southern Petrochemical Industries Corporation Ltd . 
Tuticorin Stevedores Association 
Tanihadu Electricity Board (TNEB ) 


Sailing Vessels 
Shippers 
Shippers 


Other Interests 


6. 


Other Interests 


__ Total : 6 
2. In pursuance of sub - section ( 4) of Section 3 of the aforesaid Act , the Central Govemment hereby specifies the 
period ending 28 - 2 - 97 as the period within which the election of Trustees shall beheld . 

3 This notification shall come into force on the 1st day of April, 1997 . 


F. No. PT -18011/ 1/ 96 - PT ( ii )] 

K . V . RAO, Jt. Secy . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II - SEC . 3 (1 )| 


- 


- 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1997 
सा . का .नि . 52 ( अ ). - केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) के खंड ( ग ) की 
उप - धारा ( 1 ) के अनुसरण में तथा भारत सरकार, जल- भूतल परिवहन मंत्रालय ( पत्तन पक्ष ) की दिनांक 6 मार्च, 1995 की अधिसूचना सं. सा. का . नि . 114 
( अ ) का अधिक्रमण करते हुए एतद्वारा नव मंगलूर पत्तन के न्यासी मंडल में निम्न तालिका के कालम ( 1 ) में उल्लिखित हितों का प्रतिनिधित्व करने के 
लिए सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने के लिए उक्त तालिका के कालम ( 2 ) के उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट करती है । 

पालिका 


+ 


प्रतिनिधित्व किए जाने वाले हित 


नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 


पत्तन में नियुक्त श्रमिक 
सीमा शुल्क विभाग 
कर्नाटक राज्य सरकार 
जल - भूतल परिवहन मंत्रालय 
रक्षा सेवाएं ( नौसेना ) 
भारतीय रेल 
अन्य हित 


जोड़ 


11 


____ 2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1997 से लागू होगी । 


[ फा . सं. पीटी- 18011/2/96 /पीटी (1) ] 

. के . वी. राव, संयुक्त सचिव 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 4th February , 1997 
G . S . R , 52( E ). - In pursuance of sub -section (i) of clause (c ) of sub -section (1) of section 3 of the Major Port Trusts 
Act, 1963 ( 38 of 1963 ) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport 
( Ports Wing) No. G. S. R. 114 ( E) dated 6th March, 1995 the Central Government hereby specifies the number of persons 
mentioned in column (2 ) of the Table below to be appointed by that Goverment to represent the interests mentioned in 
column ( 1) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of New Mangalore. 

TABLE 


lnteretsts to be represented 


Number of persons to be appointed 


( 1 ) 


Labour employed in the Port 
Department of Customs 
State Govt. of Kamataka 
Ministry of Surface Transport 
Defence Services (Navy ) 
Indian Railways 
Other Interests 

__ Total : 
2 . This notification shall come into force on the 1st day of April , 1997 . 


- 


- 


[ F. No. PT - 18011 / 2 / 96/ PT ( i)] 

K. V. RAO , Jt. Secy . 


[ भाग II 


खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1997 
सा . का . नि . 53 ( अ ). - केन्द्र सरकार , महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ग ) के उप 
खंड ( ii ) के उपबंधों के अनुसरण में और भारत सरकार जल- भूतल परिवहन मंत्रालय ( पत्तन पक्ष ) की दिनांक 6 मार्च, 1995 की अधिसूचना संख्या 
सा. का. नि . 115 ( अ ) का अधिक्रमण करते हुए एतद्द्वारा नव मंगलूर पत्तन के न्यासी मंडल में निम्न तालिका के कालम ( 2 ) और ( 3 ) में क्रमशः संगत 
प्रविष्टियों में दर्शाए गए प्रत्येक हित का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक निकाय द्वारा चुने जाने हेतु उक्त तालिका के कालम ( 4 ) में उल्लिखित व्यक्तियों 
की संख्या विनिर्दिष्ट करती है । 

परन्तु यदि उक्त तालिका की क्रम संख्या 3 और 4 के सामने उल्लिखित निकाय सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है तो उक्त निकाय द्वारा 
चुने जाने वाले व्यक्ति केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाएंगे । 

तालिका 


क्रम सं . 


निकाय का नाम 


न्यासियों के रूप में चुने जाने 
वाले व्यक्तियों की संख्या 


2. 


भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ ( आई एन एस ए ) 
कनारा वाणिज्य और उद्योग मंडल 
कुद्रेमुख आयरन ओर कंपनी लि . 
सरकारी / संयुक्त क्षेत्र की तेल कंपनी 
अधिसूचित किए जाने वाले अन्य हित 
बाद में 


जहाज मालिक 
शिपर्स 
अन्य हित 
अन्य हित 


3. 


5. 1 


जोड़ 
2, केन्द्र सरकार , उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 की उप धारा ( 4 ) के अनुसरण में एतदद्वारा 28 फरवरी, 1997 को समाप्त होने वाली अवधि 
को ऐसी अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके भीतर न्यासियों का चुनाव किया जाएगा । 

3. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 1997 से लागू होगी । 


[ फा . सं. पी टी - 18011/ 2/ 96 - पीटी (ii ) ] 

के. वी. राव, संयुक्त सचिव 
NOTIFICATION 

New Delhi, the 4th February , 1997 
G .S . R . 53 (E ).-- In pursuance ofprovisions of sub -clause ( ii ) of clause ( c) of sub - section ( 1) of section 3 of theMajor 
Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963 ) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of 
Surface Transport ( Ports Wing ) No. G . S. R . 115( E ) dated 6th March, 1995 , the Central Government hereby specifies the 
number of persons mentioned in column (4 ) of the Table below to be elected by each of the bodies to represent each of the 
interests shown respectively in the corresponding entries in column (2 ) and (3 ) of the said Table on the Board of Trustees of 
the Port of New Mangalore, 

Provided that in the case of body mentionod against serialnumber 3 and 4 of the said Table being owned or controlled 
by the Government, the persons to be elected by the said body shall be appointed by the CentralGovernment. 

TABLE 


Sl. No. 


Name of bodies 


Interests 


Number of persons to 
be elected as Trustees 


3 


Indian National Ship wners Association (INSA ) 
2 . Kanara Chamber of Commerce and Industry 
98101147 - 2 


Shipowners 
Shippers 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II---- SEC. 3 (i)] 


Other Interests 
Other Interests 


Kudremukh Iron ore Company Limited (KIOCL) 
Govt./ Joint Sector Oil Company 
Other Interests to be notified 
subsequently . 


6 . 


Total : 
2. In pursuance of sub -section ( 4 ) of section 3 of the aforesaid Act, the Central Government hereby specifies the 
period ending 28th February, 1997 as theperiod within which the election of Trustees shall be held . 

3. This notification shall into force onthe lst day of April, 1997 . 


[ F. No . PT - 18011/ 2 / 96 - PT (ii)| 

K. V . RAO , Jt. Secy . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1997 
सा . का . नि . 54 ( अ ). - महापत्तन न्यास अधिनियम , 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) के खंड ( ग ) के उपखंड ( 1 ) 
के अनुसरण में और भारत सरकार, अल- भूतल परिवहन मंत्रालय ( पत्तन पक्ष ) की दिनांक 16 - 1 - 95 की अधिसूचना सं . सा . का . नि . 32 ( अ . ) का 
अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा जवाहर लाल नेहरू पसन के न्यासी बोर्ड में निम्न तालिका के कॉलम ( 1 ) में उल्लिखित हितों का प्रतिनिधित्व 
करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने हेतु उक्त तालिका के कॉलम ( 2 ) में उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या विनिर्दिष्ट करती है । 


तालिका 


हित जिनका प्रतिनिधित्व किया जाना है 


नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 


पत्तन में नियुक्त श्रमिक 
सीमा शुल्क विभाग 
रक्षा सेवाएं ( नौसेना ) 
भारतीय रेल 
महाराष्ट्र राज्य सरकार 
जल- भूतल परिवहन मंत्रालय 
म . टाइल मैरीन विभाग, बम्बई 
महाराष्ट्र नगर एवं औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ( सिडको ) 
अन्य हित 


जोड़ 


2. यह अधिसूचना अप्रैल, 1997 के प्रथम दिन से लागू होगी । 


[ फा . सं . पी टी - 18011/ 3 /96 - पी टी ( i ) ] 

के . वी. राव, संयुक्त सचिव 


[ भाग - - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 4th February , 1997 
G. S. R. 54 ( E ). - -In pursuance of sub - clause (i) of clausc ( c) of sub - section (1) of section 3 of the Major Port Trusts 
Act, 1963 (38 of 1963 ) and in supersession of the notification of the Goverment of India in the Ministry of Surface Transport 
(Ports Wing ) No. G . S . R . 32 ( E ) dated 16 - 1 - 1995 , the Central Governmenthereby specifies the number ofpersons inentioned 
in column (2 ) of the Table below to be appointed by that Government to represent the interests mentioned in column ( 1) of the 
said Table on the Board of Trustees of the Port of Jawaharlal Nehru . 

TABLE 


Interests to be represented 


Number of persons to be appointed 


Labour employed in the Port 
Department of Customs 
Defence Services ( Navy ) 
Indian Railways 
State Govt. ofMaharashtra 
Ministry of Surface Transport 
Mercantile Marine Department, Bombay 
City & Industrial Development Corporation of Maharashtra Ltd . (CIDCO ) 
Other Interests 


Total : 


13 


2 . 


This notification shall come into force on the 1st day of April, 1997 . 


[ F. No , PT - 18011/ 3 / 96 - PT (i)] 

K . V . RAO , Jt. Socy. 
अधिसूचना 

नई दिल्ली, 4 फरवरी , 1997 
सा. का .नि . 55 ( अ ). - महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 ( 1963 का 38 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ग ) के उपखंड ( II ) के 
उपबंधों के अनुसरण में और भारत सरकार जल- भूतल परिवहन मंत्रालय ( पत्तन पक्ष ) की अधिसूचना सं. सा. का. नि . 3३ ( अ ) दिनांक 16 - 1 - 1995 का 
अधिक्रमण करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा जवाहर लाल नेहरू पत्तन के न्यासी मंडल में निम्न तालिका के कालम ( 2 ) और ( 3 ) में दिए गए प्रत्येक हित 
का क्रमशः प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्येक निकाय द्वारा निर्वाचित किए जाने हेतु उक्त तालिका के कालम ( 4 ) में उल्लिखित व्यक्तियों की संख्या निर्दिष्ट 
करती है । 

तालिका 
क्रम सं . निकायों का नाम 

नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों की 


हित 


_ _ 


2 


1 . भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ ( आई एन एस ए ) 

जहाज मालिक 
2. बम्बई वाणिज्य एवं व्यापार मंडल 

पोत वणिक 
3. मुम्बई न्हावा शेषा पोत - अंतर मांडल एजेंटस संघ ( एम ए एन एस एए ) अन्य हित 
4, मुम्बई कस्ट्रमजहाऊस एजेंट संघ, मुम्बई 

अन्य हित 

जोड़ : 
2. उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 के उपखंड ( 4 ) के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 28 - 2 - 1997 को समाप्त होने वाली अवधि 
को उस अवधि के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जिसके भीतर न्यासियों का चुनाव किया जाएगा । 
3. यह अधिसूचना अप्रैल, 1997 के प्रथम दिन से लागू होगी । 

[ फा . सं. पी टी - 18011/ 3 / 96 - पीटी - II ] 

के . वी . राव, संयुक्त सचिव 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — SEC , 3 (1)] 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 4th February , 1997 
: G . S .R 5 $ (E ) . - In pursuance of the provisions of sub - clause (ii) of clause (c ) of sub-section ( 1) of section 3 of the 
Major Port Trusts Act, 1963 ( 38 of 1963 ) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of 
Surface Transport (Ports Wing No. G . S. R , 33 (E ) dated 16 - 1- 95 , the Central Govemment hereby specifies the number of 
personsmentioned in column (4 ) of the Table below to be elected by each of thebodies to represent each of the interests shown 
respectively in the correspinding entries in column (2 ) and ( 3) of the said Table on the Board of Trustees of the Port of Jawaharlal 
Nehru . 


TABLE 


SI, No . 


Name of bodies 


Interests 


Number of persons to 
be appointed 


2 


4 


1 . 


2 . 


Indian National Shipowner s Association (INSA ) 
Bombay Chamber of Commerce & Industry 
Mumbai-Nhava Sheva Ship -Intermodal Agents 
Association (MANSAA ) 
Bombay CustomsHouse Agents Association , Bombay 


Shipowners 
Shippers 
Other Interests 


3 . 


Other Interests 


Total ; 


4 


2 . In pursuance of sub - section (4 ) of section 3 of the aforesaid Act, the Central Government hereby specifies the period 
ending 28 - 2 - 1997 as the period within which the Election of Trustees shall be held . 

3. This notification shall come into force on the 1st day of April, 1997 . 


[F.No. PT -18011 /3/96 -PT ( ii)] 

K , V, RAO, Jt . Secy. 


Printed by the Managor, Govt of India Pross, Ring Road , Mayapuri , New Dolhi- 110064 

and Published by the Controllor of Publioations, Delhi- 110054 - 1997 


